सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
27 नवम्बर, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1065 राँची, मंगलवार, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 
22 नवम्बर, 2018 


संख्या-5/ आरोप-1-27/ 2015-2784 ( HRMS)-- श्री अनंत कुमार, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच), तत्कालीन 
अंचल अधिकारी , चांडिल , सरायकेला- खरसावाँ के विरूद्ध श्रीमती सखिया देवी, पति - स्व० मनोहर प्रसाद , 
पता - आनन्द नगर, पोस्ट - टाटानगर , बागबेरा , जिला -पूर्वी सिंहभूम एवं अन्य परिवादियों द्वारा भू- खण्ड 
नामांतरण हेत् पैसा माँगने तथा पैसा नहीं देने पर गलत नियत से नामांतरण अस्वीकृत करने का 
आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ के पत्रांक -1684/ रा०, दिनांक 10 अक्टूबर , 2015 द्वारा परिवाद पत्र 
के आलोक में श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । परन्तु आरोप 
प्रपत्र- क में साक्ष्य तालिका एवं उससे संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं रहने के कारण श्री कुमार के 
विरूद्ध विभाग द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित किया गया । 

श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र - क में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0- 4020 , 
दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें 
श्री एहतेशामुल हक , सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी , झारखण्ड को 
संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । पुनः श्री हक के स्थान पर संकल्प सं०-7840 , दिनांक 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 27 नवम्बर , 2018 


9 सितम्बर , 2016 द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा , सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी , 
झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

संचालन पदाधिकारी श्री झा के पत्रांक -150, दिनांक 29 नवम्बर , 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही 
का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । 

श्री कुमार विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच 
प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत , श्री कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2016 के नियम -14 (i) के तहत् "निन्दन " की सजा सेवा सम्पष्ट 
की अर्हता प्राप्त करने की तिथि से देने का दण्ड प्रस्तावित किया गया । 

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक - 113, दिनांक 3 जनवरी, 2018 द्वारा श्री कुमार से 
द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी । श्री कुमार के पत्रांक- 83, दिनांक 3 फ़रवरी, 2018 दवारा 
द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया , जिसमें इनके द्वारा कोई नया तथ्य अंकित नहीं 
किया गया । 

अतः श्री अनंत कुमार , झा०प्र०से० (तृतीय बैच ), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चांडिल , सरायकेला 
खरसावाँ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2016 के नियम - 14 (i) के तहत् सेवा सम्प्ष्ट की 
अर्हता प्राप्त करने की तिथि से "निन्दन ” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


Sr No. 


Employee Name 

Decision of the Competent authority 
G . P . F . No . 
2 

3 
ANANT KUMAR | अतः श्री अनंत कुमार , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच), तत्कालीन 
110071163862 

अंचल अधिकारी, चांडिल , सरायकेला- खरसावाँ को झारखण्ड 
| सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
| 2016 के नियम -14 (i) के तहत् सेवा सम्पुष्ट की अर्हता 

प्राप्त करने की तिथि से "निन्दन " का दण्ड अधिरोपित 
किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1065 -- 50 


